निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


21 माघ 1930 ( श ० ) 
पटना , मंगलवार, 10 फरवरी 2009 


( सं ० पटना 18 ) 


पंचायती राज विभाग 


अधिसूचना 

19 जनवरी 2009 
सं 0 – 2प / पं0नि0-26 / 2006 / पं0रा 0/ 93- विभागीय अधिसूचना संख्या 2 प / पं0नि0-26 / 2006 – 1996 दिनांक 05.06.2006 के द्वारा 
श्री जे0 के0 दत्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने के लिए अधिसूचना निर्गत की गई थी । 
श्री जे0 के0 दत्ता द्वारा दिनांक 08.06.2006 को राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया गया । 

2. सी0 डब्ल्यू 0 जे0 सी 0 संख्या – 12944/08 – सुनील कुमार तिवारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में श्री जे0 के0 दत्ता की नियुक्ति को 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में दिनांक 15.01.2009 को पारित आदेश के क्रम में यह 
अभिमत व्यक्त किया गया है कि नियुक्ति की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक थी । तद्नुरूप मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.01.2009 में लिये 
गयेनिर्णय के आलोक में श्री जे0 के0 दत्ता के पदभार ग्रहण करने की तिथि 08.06.2006 के भूतलक्षी प्रभाव से राज्य निर्वाचन आयुक्त, के पद पर उक्त 
तिथि से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी कम हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 

ह ० / -अस्पष्ट, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 18-571 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


